रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D. L. - 33004 / 99 


" 


11.11.11.11 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 11062021-227510 

CG - DL - E - 11062021-227510 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2091 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 11 , 2021 / ज्येष्ठ 21 , 1943 
NEW DELHI , FRIDAY , JUNE 11 , 2021 / JYAISHTHA 21 , 1943 


No. 2091 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 11 जून , 2021 
का.आ. 2251 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2603 ( अ ) दिनांक -04.10.2020 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में NH87 के 
कि.मी. 43.446 से कि.मी. 93.226 ( डीएम ऑफिस रुद्रपुर ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का 
बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 23.08.2020 " को 
" दैनिक जागरण " और " हिंदुस्तान टाइम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है : 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


3128GI / 2021 


( 1 ) 


) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में NH - 87 के कि.मी. 43.446 से कि.मी. 93.226 ( डीएम ऑफिस रुद्रपुर ) के लिए 

अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम : उत्तराखंड 


जिले का नाम : नैनीताल 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 
संख्या 


भूमि का प्रकार 


भूमि की प्रकृति 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का 
क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


LO 


6 


तालुक का नाम : हल्द्वानी 


गांव का नाम : हरिपुर पूर्णानंद 


सड़क / आबदी 


1 


115 


सरकारी 


गैर कृषि 


1.341 


( 1.3410 ) 


तालुक का नाम : लालकुआं 


गांव का नाम : बच्चीपुर 


बंजर 


1 


124 


सरकारी 


गैर कृषि 


0.379 


( 1 ) 


गांव का नाम : जग्गी बंगर 


बंजर | रास्ता 


2 


458 


सरकारी 


गैर कृषि 


1.011 


( 1.0110 ) 


बंजर / रास्ता 


3 


459 


सरकारी 


गैर कृषि 


0.86 


( 0.8600 ) 


गांव का नाम : पडलीपुर 


रास्ता 


4 


256 


सरकारी 


गैर कृषि 


0.093 


( 0.3480 ) 


5 


257 


अन्य ( निजी / सरकारी ) || गैर कृषि 


0.32 


श्री दयाराम पुत्र श्री बौद्ध सिंह , श्री 
भरतराम पुत्र श्री सातवाल चंद , श्री 
बहादुर सिंह पुत्र श्री जाबे सिंह , पदम 
| सिंह मेहता , राजेंद्र शर्मा , शांति शर्मा , 
ग्रीश चंद जोशी , बसंती देवी आदि । 
( ० ३२०० ) 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


CO 


259 


निजी 


गैर कृषि 


0.038 


राधा बल्लभ पुत्र देवी दत्त , भुवन चंद 
जोशी पुत्र हीरा बल्लभ जोशी , श्रीमती । 
हेमा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री तारा दत्त , श्री 
तपन पुत्र स्वर्गीय श्री तारा दत्त , इंद्र देवी 
पुत्र श्री केशव दत्त , राजेन्द्र कुमार दोथल , 
पूरन चंद डोथल , केवलानंद दित्तर 

पुत्र 
नंद किशोर डोटल , श्रीमती । सावित्री 
देवी पत्नी नंद किशोर डोभाल , लक्ष्मी 
कांत पुत्र केशव दत्त , श्रीमती इंद्र देवी 
पत्नी केशव दत्त , श्री दीपक कुमार पाठक , 
आदि । 
( 0.0380 ) 


7 


260 


अन्य ( निजी / सरकारी ) | गैर कृषि 


0.5544 


श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह , 
गुरुमेंद्र सिंह पुत्र भजन सिंह आदि । 
( ० ५५४४ ) 


8 


261 


अन्य ( निजी / सरकारी ) || गैर कृषि 


0.718 


श्री जग्गी राम स गे वासिराम सुखदेव 
| सिंह सो भजन सिंह हंसा दत्त सो 
केशव दत्त प्रेम चंद्रा जोशी घनस्याम दत्त 
अरविन्द कुमार प्रकाश चंद्रा गुडवांट 
सेखर जोशी कलावती डेवी घनस्याम 
अग्रवाल पुराण चंद्रा जोशी तारा चौहान 
भगवती डेवी पारबती डेवी जीवन सिंह 
चंपा थापा पुष्कर सिंह रमेश चंद्रा जोशी 
राजेश अग्रवाल गोपाल डेटा भट्ट धरा 
बल्लब तिवारी बालम सिंह प्रेमचंद्र 
जोशी , घनस्यम दत्त , अरविंद कुमार , 
प्रकाश चंद्र गुडवंत , शेखर जोशी , 
कलावती देवी , घनसयम अग्रवाल , पूरन 
चंद्र जोशी , तारा चौहान , भगवती देवी , 
पार्वती देवी , जीवन सिंह , चंपा थापा , 
पुस्कर सिंह , रमेश चंद्र जोशी , राजेश 
अग्रवाल , गोपाल दत्ता भट्ट , धारा बलाब 
तिवारी , बालम सिंह लेट्स आदि 
( 0.7180 ) 


9 


263 


सरकारी ( गैर कृषि ) 


गैर कृषि 


0.013 


गूल 
( 0.0130 ) 


10 


265 


सरकारी 


गैर कृषि 


0.113 


गूल 
( 0.1130 ) 


कुल 


5.4404 


[ 6 ] . . NHA / BOT / 11013 / 17 / 2009 / LA / PIU / Rudrapur / 3D ] 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 11th June , 2021 


S.O. 2251 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , SO 2603 ( E ) dated 04.08.2020 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 
section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and operation 
of NH87 on the stretch of land from Km 43.446 to Km 93.226 ( DM Office Rudrapur ) in the district of NAINITAL in 


the state of UTTARAKHAND 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Jagran ” and “ Hindustan 
Times ” both dated 23.08.2020 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 


competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 


submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 


vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH - 87 in the stretch of land 

from NH - 87 ( DM Office Rudrapur ) in the district of NAINITAL in the State of UTTARAKHAND 


State : UTTARAKHAND 


District : NAINITAL 


SI . 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person Part Survey No : 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Haldwani 


Village : Haripur Purnanand 


1 


115 


Government 


Non 
Agriculture 


1.341 


Road / Awadi 
1.3410 


Taluk : Lalkuan 


Village : Bacchhipur 


1 


124 


Government 


Non 
Agriculture 


0.379 


Banjar 
1 


Village : Jaggi Bangar 


2 


458 


Government 


Non 
Agriculture 


1.011 


Banjar / Road 
1.0110 


3 


459 


Government 


Non 
Agriculture 


0.86 


Banjar / Road 
0.8600 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


Village : Padalipur 


4 . 


256 


Government 


Non 
Agriculture 


0.093 


Sadak 
0.3480 


15 


257 


Common ( Private / 
Government ) 


Non 
Agriculture 


0.32 


Shri Dayaram S / o Shri Buddh Singh , 
Shri Bharatram S / o Shri Satval Chand , 
Shri Bahadur Singh S / o Shri Jaave 
Singh , Padam Singh Mehta , Rajendra 
Sharma , Shanti Sharma , Greesh Chand 
Joshi , Basanti Devi etc. 
0.3200 


6 


259 


Private 


Non 
Agriculture 


0.038 


Radha Ballabh S / o Devi Datt , Bhuwan 
Chand Joshi S / o Hira Ballabh Joshi , 
Smt . Hema Devi W / o Late Sh.Tara 
Datt , Shri Tapan S / o Late Shri Tara 
Datt , Indra Devi S / o Shri Keshav Datt , 
Rajensra Kumar Dothal , Purana Chand 
Dothal , Kevlanand Dithal , S / o Nand 
Kishor Dothal , Smt . Savitri Devi W / o 
Nahnd Kishor Dothal , Lakshmi Kant 
S / o Keshav Datt , Smt Indra Devi W / o 
Keshav Datt , Sh . Deepak Kumar 
Pathak , etc. 
0.0380 


7 


260 


Common ( Privatel 
Government ) 


Non 
Agriculture 


0.5544 


Shri Kripal Singh S / o Shri Ganga 
Singh , Gurumendra Singh Slo Bhajan 
Singh etc. 
0.5544 


8 


261 


Common ( Private / 
Government ) 


Non 
Agriculture 


0.718 


Shri Jaggi Ram Slo Vaasiram , Sukhdev 
Singh S / o Bhajan Singh , Hansa Datt 
S / o Keshav Datt , Prem Chandra Joshi , 
Ghansyam Datt , Arvind Kumar , 
Prakash Chandra Gudwant , Sekhar 
Joshi , Kalawati Devi , Ghansyam 
Agrawal , Puran Chandra Joshi , Tara 
Chauhan , Bhagawati Devi , Parvati 
Devi , Jeevan Singh , Champa Thapa , 
Puskar Singh , Ramesh Chandra Joshi , 
Rajesh Agrawal , Gopal Datta Bhatt , 
Dhara Ballab Tiwari , Balam Singh etc. 
0.7180 


9 


263 


Government ( Non 
Agriculture ) 


Non 
Agriculture 


0.013 


Gool 
0.0130 


10 


265 


Government 


0.113 


Non 
Agriculture 
TOTAL 


Gool 
10.1130 


5.4404 


[ F. No. NHAI / BỘT / 11013 / 17 / 2009 / LA / PIU / Rudrapur / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR Digital signed by rest of 8 


